सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण, 1937 ( श० ) 


संख्या 122 राँची, सोमवार 


21 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
10 नवम्बर , 2015 


संख्या- 11 / सू0अ0अधि00 5 / 2009 का० 986 5. सूचना का अधिकार अधिनियम 
2 0 0 5 की धारा- 16 ( 5) ( a) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन तथा भत्ते एवं सेवा 
शर्ते चुनाव आयुक्त के समान होगी । 

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP ( S)-5 3 65 / 2 0 11 एवं I. A 
NO.5 17 5 / 2 0 14 में दिनांक 8 अक्टूबर , 2 0 14 को पारित आदेश तथा चुनाव आयुक्त के 
उत्तर सेवा- निवृत्ति लाभ में संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा सम्यक 
विचारोपरान्त कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 
11 / सू0अ0अधि० . 05 / 2 0 0 9-69 75 , दिनांक 8 जुलाई , 2014 के "Post Retirement Benefits" 
शीर्ष की कंडिका में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है: . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 21 दिसम्बर 2015 


For the words "payment of Four Thousand rupees per month for defraying the services of 
an orderly " the words " payment of Fourteen Thousand rupees per month for defraying the services of 
an orderly and for meeting the expenses incurred towards secretarial assistance on contract basis " shall 
be substituted . 


ce 


आदेशः. आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में 
प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार , झारखण्ड , राँची/ सभी 
विभाग| सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक 
कार्रवाई हेतु भेजी जाय । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रतन कुमार , 
सरकार के सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 12 2 - 50 | 


